“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 
30-05-2001.” 


पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.77 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 548 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2021 ---- आश्विन 30, शक 1943 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 25 सितम्बर 2021 


आदेश 


क्रमांक 10042/2719/21-ब/छ. ग./2021. — राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय छ. ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 707/1- 
2-101/2001 (Pt. I)/Confal./202 1 बिलासपुर, दिनांक 24-09-2021 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के अनुपालन में, श्री अनिल कुमार पाण्डेय, उच्चतर न्यायिक 
सेवा, वर्तमान पदस्थापना दशम्‌ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की सेवाएं, माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर से वापस लेते हुए 
छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, रायपुर के अधीन प्रतिनियुक्ति पर अतिरिक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, 
रायपुर के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से उन्हें नियुक्त करता है. 


F. No. 10042/2719/XXI-B/C. G/21.— The State Government, on recommendation of the Hon’ble High Court of 
Chhattisgarh vide their Memo No. 707/II-2-101/2001 (Pt. I1)/Confdl./2021 dated 24th September, 2021, hereby, withdraws 
the services of Shri Anil Kumar Pandey, Member of Higher Judicial Service and presently posted as X Additional District 
and Sessions Judge, Raipur from High Court of Chhattisgarh, places him under Law and Legislative Affairs Department 
on deputation and appoints him as Additional Secretary, Government of Chhattisgarh, Law and Legislative Affairs 
Department, Raipur from the date he assumes charge of the office. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव. 


1095 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021. 


